रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004 / 99 


1 


+ 


1 


+ 14 


1 


11 


E 





- - 


14 


सभामबजगाले 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , मार्च 27 , 2014/ चैत्र 6 , 1936 
NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 27, 2014 / CHAITRA 6 , 1936 


सं . 770 ] 
No. 770 ] 


रेल मंत्रालय 
(रेलवे बोर्ड ) 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 27 मार्च, 2014 


का . आ . 900 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार ने , रेल अधिनियम , 1989 ( 1989 का 24 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 20क की उप - धारा ( 1) के अधीन जारी और भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग - II , 
खण्ड 3, उप - खण्ड (ii) तारीख 05 सितम्बर 2013 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक 
का. आ . 2707( अ), तारीख 06 सितंबर 2013 द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को , उत्तर प्रदेष 
राज्य के जिला कानपुर नगर में विषेष रेल परियोजना अर्थात पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, 
प्रबंध और प्रचालन के लिए अर्जित करने के अपने आषय की घोषणा की थी ; 

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप धारा ( 4) के अधीन स्थानीय दैनिक 
समाचारपत्रों, अर्थात् राष्ट्रीय सहारा तारीख 26. 10. 2013 और हिन्दुस्तान तारीख 26.10.2013 को प्रकाषित किया 
गया था ; 

और, कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे और तदनुसार आदेष पारित किए गए हैं ; 

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उप - धारा (1) के अनुसरण में अपनी रिपोर्ट केंद्रीय 
सरकार को प्रस्तुत कर दी है ; 

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 
20ङ की उप - धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी ; 

और इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उप - धारा (2 ) के अनुसरण में यह 
घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्व अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी 
विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी । 


1369 GI / 2014 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3 ( ii) ] 


अनुसूची 
उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष रेल परियोजना पूर्वी समर्पित मालभाडा कारीडोर के लिए कानपुर जिले के भीतर आने वाली भूमि 

का संरचना सहित या उसके बिना संक्षिप्त विवरण । 


जिला का नामः कानपुर नगर 


क्रम सं . 


ग्राम का नाम 


| सर्वेक्षण / 
| प्लाट सं0 
| 4 


1 


तालुक 
का नाम 

2 
कानपुर 
नगर 


। 


3 


बड़ागाव 


967 


1030 


| 1089 


भमि का भमि की । क्षेत्रफल | 
प्रकार | प्रकृति । (हे0में ) 

भू स्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 
5 6 7 

8 
| निजी कृषि 0. 3064 | मुन्नी लाल पुत्र सुखलाल , शिव पाल पुत्र पुतई 
निजी कषि 0.1188 

राम प्रसाद, बदलू पुत्रगण हीरा लाल , सरजू सिंह, 
जैन सिंह पुत्रगण जवाहर लाल , राकेश कुमार पुत्र 
मन्नी लाल, सुरेन्द्र सिंह, वीरेन्द्र सिंह, अरविन्द सिंह 
पुत्रगण मोतीलाल, श्रीमती नन्हकी पत्नी मोतीलाल , 
राम शंकर पुत्र महावीर, बाबू लाल पुत्र रघूवीर, देवी 
प्रसाद , राम नरायन, शिव नरायन , देव नरायन 

पुत्रगण सुखदेव, श्रीमती तेजिया पत्नी स्व . सुखदेव 
निजी | कृषि 0. 1546 वासिर , अज़ीज पुत्रगण इदुवां , रहीम बक्श, मुन्ना 

पुत्रगण शुबराती । 
| निजी 

कृषि 0.0882 शिव विनीत सिंह पुत्र राम सिंह 
| निजी 

जगदेव , वंश गोपाल पुत्रगण बहादुर 
कृषि 0.0180 दिलीप कुमार, अरून कुमार पुत्रगण वंश गोपाल , 

श्रीमती जय देवी पत्नी स्व . वंश गोपाल , सिद्ध 
गोपाल, सुरेश कुमार, महेश कुमार पुत्रगण मिश्री 
लाल , अमित कुमार, पवन कुमार, रोहित कुमार 
पुत्रगण राम गोपाल, श्रीमती परमेश्वरी देवी पत्नी 
स्व . राम गोपाल, मनोज कुमार पुत्र छेदा लाल , 
नितिन , निखिलना ना. बा . पुत्र हरी ओम सं. सुनीता 
( माता), श्रीमती सुनीता पत्नी हरी ओम , मानती पत्नी 
छेदीलाल 


1393 


करबिगवां 
नौगावां गौतम 
पूरनपुर 


1472 


कृषि 


0 .0517 


911 


निजी 


[ फा . सं. 2013 / एलएमएल / 12 / 7 / ईसी / 454 ] 


अचल जैन , कार्यकारी निदेषक ( भूमि और सुविधाएं - I) 


MINISTRY OF RAILWAYS 


(RAILWAY BOARD ) 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 27th March , 2014 
S . O . 900 ( E ).- Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways 
( Railway Board ), number S . O . 2707 ( E), dated 5th September, 2013 published in Gazette of India, 
Extraordinary , Part- II, Section 3 , Sub - section ( ii ) dated 6th September 2013 and issued under section ( 1 ) of sub 
section 20 ( A ) of the Railways Act, 1989 ( 24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central 
Government, declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification 
for the purpose of execution , maintenance , management and operation of the special railway project, namely , 
Eastern Dedicated Freight Corridor in the District of Kanpur Nagar in the State of Uttar Pradesh 

And Whereas, the substance of the said notification was published in the daily local Newspapers , namely , 
Rashtriya Sahara dated 26th October 2013 and Hindustan dated 26th October 2013 under sub -section (4 ) of 
section 20A of the said Act; 

And whereas, no objections were received and accordingly orders have been passed . 

And , whereas, in pursuance of sub -section ( 1) of section 20E of the said Act, the Competent Authority 
has submitted its report to the Central Government. 


[ TT II , 205 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Now , therefore , upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers 
conferred by sub -section ( 1 ) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands 
specified in the Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose ;. 

And , further, in pursuance of sub -section (2 ) of section 20E of the said Act, the Central Government 
hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule 
annexed hereto shall vest absolutely in the CentralGovernment free from all encumbrances . 


SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the district of Kanpur in the 
State of Uttar Pradesh for Special Railway Project of Eastern Dedicated Freight Corridor. 
Name of District: Kanpur Nagar 


S . 


Name of the 

taluk 


Name of the Survey ) | Type of Nature of Land Area 
village Plot Land 

(In hect) 
No. 


Name of the land owner /Interested 

Person 


( 8 ) 


( 1 ) (2 ) 
1. Kanpur Nagar 


( 3 ) 
Badagaon 


(4 ) 
967 


(5 ) 
Private 


(6 ) 
Agriculture 


1030 


Private 


Agriculture 


( 7 ) 
0 .3064 Munni Lal S /o Sukhlal, Shiv Pal Slo 

Putai 
0 . 1188 Ram Prasad , Badlu S /o Hira Lal, Sarju 

Singh , Jain Singh Slo Jawahar Lal, 
Rakesh Kumar S /o Manni Lal, 
Surendra Singh , Virendra Singh , 
Arvind Singh Slo Motilal , Smt. Nanhki 
W / Motilal, Ram Shankar Slo 
Mahaveer, Babu Lal S /o Raghuvir , 
Devi Prasad , Ram Narain , Shiv Narain , 
Dev Narain S /o Sukhdev, Smt. Tejiya 

W / o Late Sukhdev 
0 . 1546 Wasir , Aziz S / o Iduwan , Rahim 

Munna S / o Shubrati 
| 0 .0882 Shiv Vineet Singh S / o Ram Singh 

0 .0517 Jagdev , Vansh Gopal S/o Bahadur 


1089 


Private 


Agriculture 


| 1393 

1472 


Private 
Private 


| Agriculture 
| Agriculture 


| Karbigwan 

Nawgaon 
Gautam 
Puranpur 


911 


Private 


Agriculture 


0 .0180 Dileep Kumar, Arun Kumar Slo Vansh 

Gopal, Smt. Jai Devi W /o Late Vansh 
Gopal, Siddh Gopal, Suresh Kumar, 
Mahesh Kumar S /o Mishri Lal, Amit 
Kumar, Pawan Kumar, Rohit Kumar 
S /o Ram Gopal, Smt. Parmeshwari 
Devi Wlo Late Ram Gopal , Manoj 
Kumar S /o Chheda Lal, Nitin , Nikhilna 
(Minor) S /o Hari Om guardian . Suneeta 
(Mother ), Smt. Suneeta W /o Hari Om , 
Manti W / o Chhedilal 


[F . No. 2013 /LML/ 12/7 /EC /454 ] 
ACHAL JAIN , Executive Director (Land and Amenities -I) 


Printed by the Manager , Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 


